निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 545 ) 


29 भाद्र 1933 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 20 सितम्बर 2011 


_ बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 
बैरक संख्या - 11 , पुराना सचिवालय, पटना - 800015 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

20 सितम्बर 2011 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 01/ 2011/ 8997 - चूँकि , सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3120 , 
दिनांक 08 जुलाई 2011 एवं 3184 दिनांक 12 जुलाई 2011 द्वारा राज्य में अवस्थित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग 
समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराने का निर्णय 
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को संसूचित किया गया है एवं वर्तमान में ऐसी समितियों की संख्या 378 है , 

और, प्रत्येक मत्स्यजीवी प्रखंड सहयोग समिति में 1 ( एक ) अध्यक्ष , 1 ( एक ) मंत्री/ कोषाध्यक्ष तथा 
प्रबंधकारिणी कमिटी के 11 ( ग्यारह ) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है , 

और , चूंकि राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इन समितियों का निर्वाचन विभिन्न चरणों में पूरा कराने का निर्णय 
लिया है , 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 
( यथा संशोधित , 2008 ) की धारा - 14 क तथा ससंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्द्वारा तत्काल प्रथम चरण में परिशिष्ट - 1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 2 में 
अंकित कुल 197 प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के अध्यक्ष, मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के 
सदस्यों के निर्वाचन हेतु , सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 21 अक्तूबर 2011 ( शुक्रवार ) की तिथि 
नियत करता है तथा संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / 
नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने - अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । 

संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 
23 सितम्बर 2011 को प्राधिकार के पत्रांक 8807 , दिनांक 11 अगस्त 2011 के साथ संलग्न प्रपत्र - 1 ( परिशिष्ट - 3 ) में 
सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 सितम्बर 2011 
___ मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा । यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स०स० ) के 
विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना दिनांक 21 अक्तूबर 2011 को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार 
अपराह्न 4 - 5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 22 अक्तूबर 2011 को सुबह 8.00 बजे से शुरू की जाय । 
दिनांक 21 अक्तूबर 2011 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई 
वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 22 अक्तूबर 2011 को मतगणना कराये जाने की 
स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने , वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे 
दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी 
अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी । 

आदेश से . 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


परिशिष्ट - 1 
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन - 2011 

प्रथम चरण के निर्वाचन कार्यक्रम 


: 
: 


प्रपत्र - 1 में सूचना का प्रकाशन 
नामांकन देने की तिथि 
संवीक्षा की तिथि 
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 
मतदान , अगर आवश्यक हो 
मतगणना 


23.09. 2011 ( शुक्रवार ) 
10 - 10 - 2011 ( सोमवार ) 
11 - 10 - 2011 (मंगलवार ) 
12 - 10 - 2011 ( बुधवार ) 
21 - 10 - 2011 ( शुक्रवार ) 
21 - 10 - 2011 ( शुक्रवार ) 
22 - 10 - 2011 ( शनिवार ) 


: 


6 . 


परिशिष्ट - 2 
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन - 2011 हेतु प्रथम चरण के प्रखंडों का निर्वाचन 
क्रमांक जिला का 

प्रखंड का नाम 


नाम 


2 


पटना 
नालन्दा 
भोजपुर 
रोहतास 


बक्सर 
कैमुर 


6 


बख्तियारपुर, घोसवरी , खुशरूपुर , पुनपुन , मनेर 
अस्थावां, चंडी , हरनौत , नगरनौसा, परवलपुर , सिलाव , एंकगरसराय 
बड़हरा , चरपोखरी , जगदीशपुर , पीरो, सहार , संदेश , शाहपुर , तरारी , उदवन्तनगर , आरा 
अकोढ़ीगोला, दिनारा , काराकट, करगहर , कोचस , नवहट्टा, रोहतास , संझौली , सासाराम , 
शिवसागर, तिलौथू, नोखा 
ब्रह्मपुर , बक्सर, डुमरांव , इटाढ़ी, राजपुर , सिमरी 
भभुआ , भगवानपुर , चैचपुर , दुर्गावती , रामपुर 
बाराचट्टी, बोधगया , गुरूआ , कोंच , नीमचक बथानी , टेकारी , वजीरगंज , बेलागंज , गया 
नगर , मानपुर 
| हिसुआ , नारदीगंज , रजौली , रोह , वारसलीगंज 
देव , नवीनगर 
घोसी , काको, मखदुमपुर 
अरवल 


7 


गया 


8 


9 


औरंगा 


नवादा 
औरंगाबाद 
जहानाबाद 
अरवल 


_ 10 
____ 11 


क्रमांक 


12 


13 


14 


___ 16 

17 


18 


19 


20 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 सितम्बर 2011 
जिला का 

प्रखंड का नाम 
नाम 
मुजफ्फरपुर | पारू , औराई 
पश्चिम | मैनाटांड़ , नरकटियागंज 
चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण मधुबन , केसरिया , पीपरा कोठी, तेतरिया , हरसिद्धी । 

| सुप्पी , पुपरी , डुमरांव , रीगा, सुरसंड , परिहार , सोनवर्षा 
वैशाली | महनार , राजापाकर 
सारण | बनियापुर , तरैया , एकमा , छपरा 
सीवान आन्दर , दरौंधा , गोरियाकोठी, हसनपुरा , महराजगंज, गुढ़नी, पचरूखी 
गोपालगंज | बरौली , गोपालगंज , मांझा, पंचढ़ेवरी , फुलवरिया, सिंघवलिया, थावे 
दरभंगा घनश्यामपुर, ताराडीह , बहादुरपुर, हनुमानगर , जाले , दरभंगा , सिंघवाड़ा , 

कुशेश्वर स्थान , 
मधुबनी लौकहा ( खुटौना) , मधेपुर, लखनौर, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, हरलाखी, बाबूबरही , 

लदनिया , रहिका , पंडौल 
समस्तीपुर समस्तीपुर, दलसिंहसराय , बिथान । 
बेगूसराय 

वीरपुर, साहेबपुर कमाल , भगवानपुर , डंडारी 
सहरसा कहरा , सलखुआ , महिषी 
मधेपुरा | ग्वालापाड़ा , कुमारखंड , मधेपुरा , मुरलीगंज , पुरैनी , सिंहेश्वर , उदाकिशनगंज, चौसा 
सुपौल बसन्तपुर, छातापुर , किशनपुर, निर्मली , सरायगढ़ भपटियाही , त्रिवेणीगंज 
पूर्णियाँ भवानीपुर , धमदाहा , जलालगढ़ , अमौर, कसबा , कृत्यानन्द नगर , बनमनखी, डगरूआ, 

पूर्णियाँ पूर्वी 
अररिया अररिया , फारबिसगंज , कुर्साकांटा , नरपतगंज , पलासी, रानीगंज , सिकटी , जोकीहाट 
किशनगंज बहादुरगंज , दिघल बैंक, किशनगंज , पोठिया, ठाकुरगंज , टेढ़ागाछी, कोचाधामन 
भागलपुर | सबौर , बिहपुर , पीरपैंती , सन्हौला । 
बांका बांका, बौंसी , चान्दन , फुल्लीडुमर , रजौन , शंभुगंज 
मुंगेर जमालपुर, संग्रामपुर , टेटियाम्बर , बरियारपुर 
जमुई चकाई , जमुई, झाझा , लक्ष्मीपुर, सोनो 
खगड़िया परबत्ता, खगड़िया 
लखीसराय बड़हिया , हलसी 
शेखपुरा बरबीघा , चेवाड़ा, घाट कुसुम्भा , शेखोपुर सराय , अरियरी , शेखपुरा 


22 


251 


28 


29 


30 


32 
33 
34 
35 


आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


पद 


1 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 सितम्बर 2011 

परिशिष्ट - 3 
मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
जिला .... प्रखंड . ...... के मत्स्यजीवी सहयोग समिति 

.... के अध्यक्ष, मंत्री/ 
कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .... ................ को किया जाना है , 

.............निर्वाचन पदाधिकारी एतदद्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 

2. 
अध्यक्ष 

1 ( अनारक्षित ) 
मंत्री । कोषाध्यक्ष 

1 ( अनारक्षित ) 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य 

11 ( अनारक्षित ) 
(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय......... ............. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में..... 

.......... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक 

..... 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
( iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक .. ................ से दिनांक........................ तक ....... 

................... बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
( iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.................... को.............. ................. पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी । 

( स्थान का नाम ) 
( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक................... को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तक ........... .............. पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विधिमान्य रूप से 
नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा । 
( vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक................... को............... बजे पूर्वाह्र से................ बजे अपराह्र तक होगा । 
( Vii) मतगणना दिनांक................. को ............... बजे से..................... .....पर की जायेगी । 

( स्थान का नाम ) 


..... को ... 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


स्थान 
तिथि - 


आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 545 - 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih.nic. in 


